Regd. No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


हरियाणा 


बरकार 
. 


GOVT.O 


HARYAN 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 23-2017 ] CHANDIGARH, TUESDAY , JUNE 6, 2017 (JYAISTHA 15 , 1939 SAKA) 


PART - I 
Notifications , Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार (रजिस्ट्रेशन विभाग ) 

बेज नं 0 25-26, सैक्टर-4, पंचकूला 
दूरभाष नं 0 0172-2560750, ई - मेल dlr_consol@hry.nic.in 

परीक्षा सम्बन्धी सूचना 

दिनांक 24 मई, 2017 
अधिसूचना संख्या परीक्षा / 4800.- सभी सम्बन्धित उम्मीदवारों जिन्होंने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक परीक्षा 9911 
दिनांक 23-12-2011 द्वारा दिए विज्ञापन के विरूद्ध वसीका नवीसों की विशेष परीक्षा के लिए आवेदन किया था , 

को सूचित 
किया जाता है कि पंजाब डाकूमैंट राईटर लाईसैंसिंग रूल्ज 1961 के नियम 6 के अधीन इनकी परीक्षा निम्न अनुसार आयोजित 
की जायेगी: 


क्र 0 सं 0 


विषय 


तिथि 


समय 


1 . 


डाकूमैंट राईटिंग 


09-06-2017 


प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 
12.00 बजे तक 


2. 


लीगल प्रोसीजर 


09-06-2017 


बाद दोपहर 2.00 बजे से 
बाद दोपहर 5.00 बजे 
तक 


स्टैम्प एक्ट 


भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, 
हरियाणा रजिस्ट्रेशन मैनुअल , भारतीय 

1899 , हरियाणा स्टैम्प 
मैनुअल, ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट 
1882 की धारा 54,59,107 तथा 123 , 
अनटैचबिलिटी ( आफन्स ) एक्ट 1955 


3 . 


डिक्टेशन तथा कैलीग्राफी 


10-06-2017 


प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 
10.30 बजे तक 


( 406 ) 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., JUNE 6 , 2017 (JYST. 15 , 1939 SAKA) 


407 


यह परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी: 


क्र 0 सं 0 


परीक्षा केन्द्र का नाम 


जिलों के नाम 


रोल नम्वर 


1 . 


101 से 692 तक 


फारूखा खालसा व0 मा ० वि ० , 
अम्बाला छावनी । 


अम्बाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर 
के उम्मीदवार 


2 . 


राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय , 
पी 0 जी 0 कालेज , करनाल । 


करनाल , कैथल तथा पानीपत के उम्मीदवार 


693 से 1237 तक 


3 . 


1. Dynesty International T.T. Public | फरीदाबाद , पलवल तथा नूंह के उम्मीदवार 

School, Sector - 28 , Faridabad . 


1. 1238 से 1537 तक 


2. 1538 से 1769 तक 


2. Holy Child Public School, 

Sector- 29 , Faridabad . 


4 . 


1770 से 2375 तक 


रा ० क 0 व0 माध्यमिक विद्यालय, 
(हिसार रोड ) रोहतक । 


भिवानी, चरखीदादरी, रोहतक, झज्जर तथा 
सोनीपत के उम्मीदवार 


5 . 


गुरूग्राम, रेवाड़ी 


तथा 


महेन्द्रगढ़ के 


2376 से 2699 तक 


रा ० व0 मा 0 वि 0, बाल गुरूग्राम 
( नजदीक सिविल अस्पताल, एम ० सी ० 
जी 0 कार्यालय के सामने ) 


उम्मीदवार 


6 . 


2700 से 3149 तक 


जाट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल , हिसार | | हिसार, सिरसा, जीन्द तथा फतेहाबाद के 

उम्मीदवार 


| 


परीक्षा के लिए सम्बन्धित उम्मीदवारों के रोल नम्वर / प्रवेश पत्र जारी करके भेज दिए गए हैं । रोल नम्बर / प्रवेश पत्र 
प्राप्त न होने की सूरत में 

कृपया 

दिनांक 03-06-2017 को कार्यालय में एक फोटोग्राफ सहित निजी तौर पर सम्पर्क कर सकते 


( हस्ता ०)..., 
महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन , हरियाणा । 


55354 C.S.—H.G.P., Chd . 


